. 


OIL 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 आश्विन , 1940 ( श० ) 


संख्या- 945 राँची, गुरुवार , 


4 अक्टूबर , 2018 ( ई० ) 


पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 


अधिसूचना 
3 अक्टूबर , 2018 


संख्या 1/ विविध -07/ 12/ 18/ क 573-- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं 
जयन्ती को भव्यतापूर्वक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है एवं एतद् संबंध में भारत सरकार 
द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले कार्य बिन्दुओं को भी संसूचित किया गया है । समस्त कार्यक्रम के 
सम्यक् एवं सुचारू सम्पादनार्थ तथा पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के निमित एक राज्य स्तरीय समिति के 
गठन का निदेश भी प्राप्त है जिसके आलोक में समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है : 


अध्यक्ष 


- 


सदस्य 


(i) माननीय मुख्यमंत्री 
(ii) माननीय मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग 
(iii) माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा उच्च, तकनीकी शिक्षा 

एवं कौशल विकास विभाग 


- 


सदस्य 


सदस्य 


( iv) पद्मश्री, श्री अशोक भगत विकास भारती , विशुनपुर 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


- सदस्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार, 4 अक्टूबर , 2018 
( v) मुख्य सचिव 

सदस्य 
( vi ) अपर मुख्य सचिव , वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 

सदस्य 
( vii ) अपर मुख्य सचिव , जल संसाधन विभाग 
( viii) प्रधान सचिव , गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 
(ix ) प्रधान सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 

सदस्य 
__ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 

सचिव , ऊर्जा विभाग 
( xii) सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग 
( xiii) सचिव , कल्याण विभाग 
( xiv ) सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 

सदस्य 
( xv) सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 
( xvi) सचिव , उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग 

सदस्य 
( xvii ) सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग 

सदस्य सचिव 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


2- 


प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


डा० मनीष रंजन , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 945 -- 50 


